रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


॥ 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , मार्च 28 , 2018 / चैत्र 7 , 1940 
NEW DELHI, WEDNESDAY ,MARCH 28 , 2018 /CHAITRA 7 , 1940 


सं . 192 ] 
No. 192] 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 28 मार्च, 2018 
सं. 27 / 2018- सीमा -शुल्क ( गै. टै. ) 


सा . का . नि . 295( अ). - सीमा - शुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 7 की उपधारा ( 1) के 
उपवाक्य ( च) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग की अधिसूचना 
संख्या 80/ 2010- सीमा- शुल्क (गै.टे.), दिनांक 09 . 09 . 2010 जिसे सा . का .नि . 742 ( अ) दिनांक 09 .09. 2010 के 
तहत भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया था , का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की 
गयी अथवा ना की गयी बातों को छोड़कर , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा - शुल्क बोर्ड , एतद्द्वारा , नीचे दिये गए 
सीमा- शुल्क वायुपत्तनों अतिरिक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनल्स के रूप में नियुक्त करता है: 


क्रम संख्या 


सीमाशुल्क वायुपत्तन 
मुंबई 
दिल्ली 
चेन्नई 
कोलकाता 


बेंगलुरु 


1865 GI/ 2018 


[ PART II _ SEC . 3 (i)] 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
6 . 

हैदराबाद 
अहमदाबाद 


7 . 


8. 


जयपुर 
त्रिवेन्द्रम 


10 . 


11. 


कोचीन 
कोइम्बटूर 
कालीकट 
तिरुचिरापल्ली 


12. 


13. 


बशर्ते कि उपर्युक्त अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनलों के मामले में कूरियर आयात और निर्यात ( इलेक्ट्रोनिक घोषणा और 
प्रसंस्करण) विनियमावली, 2010 के विनियम (2) के उप - विनियम (1) उसी सीमा तक लागू होगा जिस सीमा तक 
आयातित और निर्यातित माल के क्लियरेंस की प्रक्रिया स्वचालित होती हो । 

[ फा . सं . 450/ 221/ 2016- सीमाशुल्क ( IV )] 

जुबैर रियाज, निदेशक ( सीमा शुल्क ) 


MINISTRY OF FINANCE 


(DEPARTMENT OF REVENUE ) 


(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 28th March , 2018 


No. 27/ 2018 - Customs ( N. T .) 


G . S.R . 295 (E ). — In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub -section (1) of section 7 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962 ) and in supersession of the notification of the Government of India , in the Ministry of Finance , 
Department of Revenue No. 80 /2010 -Customs (N . T .), dated 9th September, 2010 published in the Gazette of India , 
Extraordinary, vide number GSR742 ( E ), dated the 9th September , 2010 , except as respects things done or omitted to be 
done before such supersession , the Central Board of Excise and Customs, hereby appoints the following customs airports 
in the places given below additionally as international courier terminals: 


Sl. No. 


CustomsAirports 
Mumbai 


Delhi 


Chennai 


Kolkata 


Bengaluru 
Hyderabad 
Ahmedabad 
Jaipur 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


9. 


Trivandrum 


10 . 
11 . 


Cochin 
Coimbatore 
Calicut 
Tiruchirapalli : 


12. 


13 . 


Provided that in respect of the above international courier terminals, sub- regulation ( 1 ) of regulation ( 2 ) of the 
Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Regulations, 2010 shall be applicable to the extent 
of automation in the clearance process of imported and export goods. 

[ E. No. 450/ 221/ 2016 -Cus .IV ] 
ZUBAIR RIAZ , Director ( Customs) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 28 मार्च, 2018 

सं. 28 / 2018- सीमा- शुल्क ( गै. टै.) 
सा . का . नि . 296( अ). - सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52 ) की धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतद् द्वारा , कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रोनिक घोषणा और प्रसंस्करण ) 
विनियमावली , 2010 में और आगे भी संशोधन करता है, यथा 


1. ( 1) इन विनियमों को कूरियर आयात और निर्यात ( इलेक्ट्रोनिक घोषणा और प्रसंस्करण ) संशोधन विनियमावली , 2018 कहा 

जाएगा । 


( 2 ) 


ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे । 


2. कूरियर आयात और निर्यात ( इलेक्ट्रोनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियमावली , 2010 ( एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त 
विनियमावली से संदर्भित किया गया है), के विनियम 2 में , उपविनियम ( 2 ) में , उपवाक्य ( ख ) के स्थान पर निम्नलिखित उपवाक्य 
को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : 


"( ख ) निर्यात उन्मुखी इकाई ( EOU) योजना और इसी प्रकार की अन्य योजनाओं, जो कि विदेश व्यापार नीति , 2009 -14 या 
2015 - 20 के अध्याय 6 में संदर्भित हैं , से पृथक अन्य निर्यात प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत माल का आयात या निर्यात , जैसी भी 
स्थिति हो : 
बशर्ते कि यह उपवाक्य उन वस्तुओं पर लागू नहीं होगा जो कि विदेश व्यापार नीति , ( 2015 - 2020 ) के परिशिष्ट 3ग में 
अधिसूचित हैं और मरकेंडाइज़ एक्स्पोर्ट्स फ़्रोम इंडिया स्कीम ( MEIS) के अंतर्गत ऐसी खेप जिसका मूल्य 25000 रुपये तक हो 
और जिसमे विदेशी मुद्रा में संव्यवहार की बात शामिल हो , के रूप में चेन्नई , दिल्ली और मुंबई वायुपत्तनों से निर्यात किए जाने के 
लिए प्रस्तावित हो । "; 


3. उक्त विनियमावली में , विनियम 6 में , उपविनियम ( 3 ) में , शब्द , अंक, कोष्ठक और अक्षर जैसी भी स्थिति हो , फॉर्म H की 
वस्तुओं के लिए कूरियर शिपिंग बिल -IV ( CSB-IV)," के स्थान पर अभिव्यक्ति , - 


“ फॉर्म H कि वस्तुओं के लिए कूरियर शिपिंग बिल -IV ( CSB-IV) या विदेश व्यापार नीति , ( 2015- 2020) के परिशिष्ट 3ग की 
वस्तुओं, जिनका मरकेंडाइज़ एक्स्पोर्ट्स फ़्रोम इंडिया स्कीम ( MEIS ) के फॉर्म HA के अंतर्गत निर्यात प्रस्तावित है, के लिए फॉर्म 
कूरियर शिपिंग बिल - V ( CSB- V), जैसी भी स्थिति हो ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा । 


4 . उक्त विनियमावली में , जहां जहां भी शब्द और अंक “ कस्टम्स हाउस एजेंट लाइसेंसिंग रेगुलेसन, 2004 ” आए हो वहाँ वहाँ 
इनके स्थान पर शब्द और अंक “ कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेसन , 2013” को प्रतिस्थापित किया जाएगा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (i)] 


फॉर्म - HA 
कूरियर शिपिंग बिल- V ( CSB-V ) 

देखे- विनियम 6( 3)] 


(1 ) 

( 2) 
प्राधिकृत कूरियर सीमाशुल्क केंद्र 
का नाम और का नाम 
पता 


( 3 ) 

( 4 ) 
कूरियर पंजीकरण लदान वाला 
संख्या 

पत्तन 


( 5 ) 

( 6 ) 
एयर लाइन का कस्टम्स शिपिंग 
नाम और | बिल संख्या और 
फ्लाइट संख्या । तारीख 


( 1) - ( 2 ) | ( 3) । ( 4) । (5 ) 

घोषि गंत 


खेप 


(8 ) 

( 9) 
इन्वाइ | निर्यातक इन्वाइस के 
स की | अनुसार माल का 
अवधि | विवरण 


( 10 ) 
इन्वाइस 
मूल्य ( FOB ) 


क्या 


व्य 


OFEPE 


। 


भार 


( 6) ( 7) 

निर्यात 
प्रेषक/ 

| क का 
निर्यातक IEC 
र्ता का 

| संख्या 
नाम और 
पता 


स्था 


(11) (12 ) । (13) 
खेप 

क्या 
प्रेषिती निर्यात निर्यात 
का e - MEIS 
नाम 

कॉमर्स स्कीम के 
और 

के तहत अंतर्गत 
पता 

किया किया 
गया गया है 
था हाँ । हाँ / ना 


विव 


मा HS | मुद्रा INR 


त्रा कोड़ 


( 1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


( 6 ) 


GSTIN 


इन्वाइस नंबर और 
तारीख 


| कुल कर योग्य मूल्य 
। 


( 4 ) 
क्या निर्यात के लिए | क्या बॉन्ड या 
आपूर्ति IGST के UTके एवज में 
भुगतान पर है या 
नहीं, कृपया स्पष्ट करें 


भुगतान की गयी 
कुल cess, यदि 
कोई हो 


घोषणा: 


मैं / हम , एतद् द्वारा, घोषणा करता हूँ / करती हूँ/ करते हैं कि उपर्युक्त निर्यातक ने हमें कूरियर एयरवे बिल के अंतर्गत शिपमेंट की 
बुकिंग के लिए और उपर्युक्त वर्णित वस्तु के क्लियरंस और निर्यात के लिए एजेंट के रूप में काम करने के लिए प्राधिकृत किया है । 
मैं / हम , एतद् द्वारा , घोषणा करता हूँ/ करती हूँ/ करते हैं कि निर्यातक की घोषणा के आधार पर हम उपर्युक्त CSB- V में की गयी 
घोषणा का अनुपालन करेंगे । 


प्राधिकृत कूरियर के प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर 
प्राधिकृत कूरियर की मुहर 


[ फा . सं . 450/ 221/ 2016 - सीमाशुल्क (IV)] 

जुबैर रियाज , निदेशक (सीमा शुल्क ) 


[ 411 II - US 3 (i) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
feuguft : TiA Paylash pa fer at # . 36 / 2010 - THT [crops ( T.2.), Paris 05 .05 .2010 TAT. .f . 585 (31), Fari 
05.05.2010 TET HATTE 276147 , BRYTER UT, ATT II, que ( 3), 340us (i) Ħ calfata FAT PAT IT SITE HÀ zifah ar 
3f4a Hen 67 /2017 - THT parati ( T.ə.), farligi 30 A , 2017 , 1. col. . 812 (3T), Grigi 30 LAT, 2017 I den 
प्रकाशित , के द्वारा संशोधन किया गया है । 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 28th March , 2018 


No . 28/2018 -Customs ( N . T .) 


G . S . R . 296 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 157 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the 
Central Board of Excise and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Courier Imports and 
Exports ( Electronic Declaration and Processing ) Regulations, 2010 , namely: - 


1 . ( 1) These regulations may be called the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) 

Amendment Regulations, 2018 . 


(2 ) 


They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


2 . In the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Regulations, 2010 (herein after 

referred to as the said regulations), in regulation 2 , in sub regulation ( 2 ), for clause (b ), the following clause 
shall be substituted , namely: - 


“ (b ) import or export of goods under any export promotion scheme other than Export Oriented Unit (EOU ) 
scheme and similar schemes referred to in Chapter 6 of the Foreign Trade Policy 2009 - 14 or 2015 - 20 , as the 
case may be : 


Provided that this clause shall not apply to goods notified in Appendix 3C of the Foreign Trade Policy ( 2015 
2020 ), to be exported from Chennai, Delhi and Mumbai airports under the Merchandise Exports from India 
Scheme (MEIS ) in consignment of value up to twenty -five thousand rupees and involving transaction in foreign 
exchange.” . 


3. In the said regulations, in regulation 6 , in sub -regulation (3 ), for the words, figures, brackets and letters , “ as the 

case may be , in the Courier Shipping Bill - IV (CSB - IV ) for goods in Form H ,” the following shall be 
substituted , namely : - 


“ in the Courier Shipping Bill- IV (CSB - IV ) for goods in Form H or, as the case may be, in Form Courier 
Shipping Bill - V (CSB - V ) for goods notified in Appendix 3C of Foreign Trade Policy ( 2015 - 2020 ), to be 
exported under Merchandise Exports from India Scheme (MEIS ) , in Form HA ,” shall be substituted . 


4 . In the said regulations, for the words and figures “ Customs House Agents Licensing Regulations, 2004 ” , 

wherever they occur, the words and figures “ Customs Brokers licensing Regulations, 2013” shall be substituted . 


FORM - HA 
Courier Shipping Bill - V (CSB - V ) 

[See regulation 6 ( 3 )] 


( 1 ) 
Name and 
Address of the 
Authorised 
Courier 


( 2 ) 
Name of 
Customs Station 


( 3 ) 
Courier 
Registration No. 


(4 ) 
Port of loading 


Airline Name 
and Flight 
Number 


(6 ) 
Customs 
Shipping Bill 
Number and Date 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


( 1) 


(2) (3 ) 
Courier No. 


(4 ) 
Decla 
red 
Weig 
ht 


(5 ) 
Destina 
tion 


(6 ) 
Consig 
nor/ 
Export 


(7 ) 
IEC 
| No. 
of the 


(8 ) 
Ter 
| ms 


AWB of 


Description of goods as 
per Exporter Invoice 


(10 ) 
Invoice 
Value 
(FOB ) 


No. 


pack 


of 


(11) / ( 12) 
Consigne | Whether 
e s Name export 
and 

using e 
Address commer 

се 
Yes/No 


(13 ) 
Wheth 
er 
under 
MEIS 
scheme 
YN 


age 


er 


Expo 


invo 


rter 


ice 


Name 
and 
Addres 


INR 


S . DescripQty HS Curre 
No. tion 

Codency 


( 1 ) 


( 3 ) 


GSTIN 


Invoice no . and date 


Total taxable value 


( 4 ) 

(5 ) 
If Supply for export is Whether against 
on payment of IGST. PI | Bond or UT 
indicate , total IGST 
paid , if any 


(6 ) 
Total Cess paid , if 
any 


Declaration : 


I/We hereby declare that the exporter mentioned above has authorised us for booking the shipment under the 
Courier Airway bill and act as an agent for clearance and export of the goods described above. 
I/Wehereby declare that on the basis of declaration of the exporter , I/We shall abide by the declaration in CSB 
V , above. 


( 11 ) 


Signature of the Authorised person of the Authorised Courier 
with stamp of Authorised Courier 


[F . No. 450 /221 /2016 - Cus. - IV ] 
ZUBAIR RIAZ , Director (Customs) 


Note : The principal regulations were published vide notification No. 36 / 2010 -Customs (N . T.), dated the 5th May , 
2010 , in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (i), dated the 5th May , 2010 vide number 
G . S .R . 385 (E ), dated the 5th May, 2010 and was last amended by notification No. 67/2017 - Customs( N . T .), dated the 30th 
June , 2017 vide number G . S .R . 812 ( E ), dated the 30th June , 2017 . 


RAKESH SUKUL 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date : 2018 .04.02 19:03:18 
+ 05 30 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


